रजिस्ट्री सं० डीएल० - 33004/ 96 


REGD. NO . D . L. -. -33004 / 96 


:- 


14 -11 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग || - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 7, 1996 / वैशाख 17, 1918 
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 7, 1996 /VAISAKHA 17 , 1918 


सं० 1581 
No. 158 ] 


. 


. 


. 


- 


- 


संचार मंत्रालय 
( डाक विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 मई, 1996 
सा का नि० 201 ( अ ). - भारतीय डाकघर अधिनियम , 1398 ( 1898 का 6 ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र 
सरकार भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , यथा : 

1. (i ) इन नियमों को भारतीय डाकघर ( नौवां संशोधन ) नियम, 1995 कहा जाए । 

( ii ) ये राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे । 
2. भारतीय डाकघर नियमावली, 1933 के नियम 50 - ग में । 

भाग ख 
( क ) कॉलम ( 2 ) की अनुसूची - 11 में , क्रम संख्या 50 और कॉलम ( 3 ) तथा ( 4 ) में तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्याएं और 
प्रविष्टियों अंतः स्थापित की जाएंगी, यथा : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


- 


1 


- 


1 -1 


1 


( 51 ) जार्डन 


20 किलोग्राम 


( 52 ) रोमानिया 


अधिकतम लम्बाई 1.5 मीटर 
अधिकतम लम्बाई + घेरा 3 मीटर 
अधिकतम लम्बाई 1.50 मीटर 
अधिकतम लम्बाई + घेरा 3.0 मीटर 


20 किलोग्राम 


[ संख्या 51 -5/ 86 - डी० ए० ( भाग ) ] 
विनोद धमीजा, उप महानिदेशक 

( अंतर्राष्ट्रीय संबंध ) 


1119GI/ 96 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - S1:0 . 3 (1)] 


HILTI 


Q 


= = - - ASIA 


, 


MINISTRY OF COMMUNICATION 

(Department of Post) 

NOTIFICATION 

Now Delhi, the 7th May , 1996 . 
G . S .R . 201 ( E ). - In exercise of the power conferred by section 21 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898 ), the 
CentralGovernment hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office rules , 1933 , namely 

1 . ( i) These rules may be called the Indian Post Office (9th Amendment ) Rules , 1995 . 

( ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In rule 50 -C of Indian Post Office Rules, 1933 . 

Part 1 
( a ) In Schedule II in column (2 ), after serial number 50 and the entries relating there to in columns ( 3 ) and (4 ), the 
following serial numbers and entries shall be inserted , namely : 


(2 ) 


(3 ) 


(51) Jordan 


20 Kg 


(52 ) Romania 


20 Kg 


Maximum length 1. 5 Meters 
Maximum length + girth 3. 0 Meters 
Maximum length 1.50 Meters 
Maximum length + girth 3 .0 Meters 


TL 


- 


- 


[51- 5 /86 -DA (Pt.)] 
VINOD DHAMIJA , Dy. Director General 

( International Relations) 


Printed by ilic Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

And Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 1996 


